सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

5 कार्तिक 1936 ( श० ) 
संख्या 538 राँची , सोमवार 

27 अक्टूबर , 2014 (ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
16 अक्टूबर , 2014 


संख्या -4/नि0सं0- 12- 119/2014 का .- 10162 -- श्रीमती वीणा प्रभा तिर्की, झा0प्र0से0 , ( तृतीय बैच , गृह 
जिला- राँची ) अधिसूचित अंचल अधिकारी- सह -प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेंगावाद, गिरिडीह का भारतीय 
विदेश सेवा में चयन होने के फलस्वरूप प्रशिक्षण के लिए योगदान करने निमित्त तकनीकी त्याग पत्र 
स्वीकृत करते हुए गहन के साथ विरमित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 538 - 50 | 


